रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


M 


ANCE 


APRA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 2 
PART I— Section 2 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 7 , 2017 / फाल्गुन 16 , 1938 
NEW DELHI, TUESDAY , MARCH 7 , 2017 /PHALGUNA 16 , 1938 


F . 7] 


No. 7 ] 


NEW DELH 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 6 मार्च, 2017 

संख्या 01/ 2017 
फा . सं . प्रशासन / त्यागपत्र / 10/ 2/ 2007/ 01 आ . नि . (प.)/ 20617. – प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त , मुम्बई के 
अधीन पदस्थापित श्री पी . एन . एन . रवीन, उप -निदेशक (पद्धति ) ने स्वीकृत की गयी छुट्टी के समाप्त हो जाने के बाद अपना 
कार्यभार ग्रहण करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया है और दिनांक 24.12. 1998 से आज तक लगातार अनाधिकृत रूप से 
अनुपस्थित हैं । 

2. केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) नियमावली, 1972 के नियम 12 ( 2) के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग 
की दिनांक 29. 03. 2012 की अधिसूचना , सा . का . नि . 261 ( अ ) की शर्तों में , जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई सरकारी 
कर्मचारी विदेश में सेवा के अन्यथा , छुट्टी के साथ अथवा छुट्टी के बिना , लगातार पांच वर्ष की अवधि से अधिक के लिए ड्यूटी 
( सेवा ) से अनुपस्थित रहता है, तो उसका सरकारी सेवा से त्यागपत्र समझा जाएगा , बशर्ते उप -नियम ( 2) के प्रावधानों को 
लागू करने से पहले उस सरकारी कर्मचारी को ऐसी अनुपस्थिति के लिए कारणों को स्पष्ट करने के उचित अवसर दिया 
गया हो । 

___ 3. श्री पी . एन . एन . रवीन के मामले में , विभाग के पास उपलब्ध पते पर आयकर आयुक्त ( सी . ओ.) मुम्बई ने 
दिनांक 24. 09. 2013 के पत्र संख्या आयकर आयुक्त ( सी . ओ)/ कारण बताओ नोटिस / 2012- 13 के एतद्द्वारा कारण बताओ 
नोटिस जारी किया गया था । उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में , उससे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । श्री पी . एन . एन . 
रवीन , उप -निदेशक (पद्धति ) मुम्बई के मामले में ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिए नोटिस और केन्द्रीय 
सिविल सेवा ( छुट्टी) नियमावली , 1972 के नियम 12 के उपनियम (2 ) के प्रावधानों को आरम्भ करने और दिनांक 


1281 GI/2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 2 ] 


19.11. 2016 को समाचार पत्रों अर्थात टाइम्स ऑफ इन्डिया ( अंग्रेजी ), लोकसत्ता (मराठी), और नवभारत ( हिन्दी) में भी 
प्रकाशित किया गया था जिसमें श्री पी . एन . एन . रवीन , उप -निदेशक (पद्धति ) को उसके लम्बे समय से अनाधिकत रूप से 
अनुपस्थित रहने के कारणों को स्पष्ट करने के अवसर प्रदान किए गए थे और केन्द्रीय सिविल सेवा ( छठी ) नियमावली, 1972 
के नियम 12 के उप -नियम 2 के अधीन दिनांक 24.12. 1998 से क्यों न उनके अनुपस्थित रहने को त्यागपत्र समझा जाने के 
लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । फिर भी , श्री पी . एन . एन . रवीन, उप-निदेशक (पद्धति ), मुम्बई से कोई 
जवाब प्राप्त नहीं हुआ । 

4. श्री पी . एन . एन . रवीन ने स्वीकृत की गयी छुट्टी की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ड्युटी का कार्यभार ग्रहण नहीं 
किया और दिनांक 24. 12.1998 से अर्थात पांच वर्षों से अधिक की लगातार अवधि के लिए ड्यूटी से अनधिकृत रूप से 
लगातार अनुपस्थित हैं । 

____ 5. इसलिए, केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी) नियमावली , 1972 के नियम 12( 2) के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण 
विभाग के दिनांक 29.03. 2012 सा . का . नि . 261( अ ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति 
संतुष्ट हैं कि श्री पी . एन . एन. रवीन को लगातार अनुपस्थित रहने पर दिनांक 24.12. 1998 से उनका त्याग- पत्र माना 
जाएगा। 
6. श्री पी . एन. एन रवीन सेवानिवृत्ति संबंधी कोई लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे । 

टी . एस . मपवाल , अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 
New Delhi,the 6th March, 2017 

No . 01 / 2017 
F . No. ADMN/RESIGNATION /10 /2 /2007 /01-DIT (S )/ 20617 . — Shri P .N . N . Ravin , Deputy Director 
(Systems) working under Pr . CCIT , Mumbai has not resumed duty after expiry of sanctioned leave and 
continues to remain unauthorized absent from 24 . 12. 1998 to till date. 

2 . In terms of DoPT s Notification G . S .R . 261( E ) dated 29 .3 .2012 read with Rule 12 (2 ) of CCS 
(Leave ) Rules, 1972 which states that a Government servant who remains absent from duty for a continuous 
period exceeding five years other than on foreign service , with or without leave , shall be deemed to have 
resigned from the Govt. service provided that a reasonable opportunity to explain the reasons for such absence 
be given to that Govt. servant before provisions of sub -rule ( 2 ) are invoked . 

3 . In the case of Shri P .N .N . Ravin , a show cause notice was issued vide letter No. CIT (CO )/ Show 
Cause/ 2012 - 13 dated 24 .09 . 2012 by Commissioner of Income Tax (CO ), Mumbai at the address( es) available 
with the Department. In response to the said show cause notice , no reply has been received from him . Notice 
for unauthorised absence from duty and for invoking provisions of sub -rule ( 2 ) of Rule 12 of CCS (Leave ) 
Rules , 1972 in the case of Shri P .N .N . Ravin , Deputy Director ( Systems), Mumbai was also published in 
leading News Paper i.e . Times of India (English ), Loksatta (Marathi) and Navbharat (Hindi) on 19 . 11. 2016 , 
whereby an opportunity was given to Shri P .N .N . Ravin , Deputy Director ( Systems) to explain the reasons for 
his prolonged unauthorised absence and show cause why his absence with effect from 24 . 12 . 1998 may not be 
treated as Deemed Resignation under sub -rule 2 of Rule 12 of CCS (Leave ) Rules , 1972 . However, no reply 
has been received from Shri P . N . N . Ravin , Deputy Director ( Systems), Mumbai. 

4 . Shri P . N .N . Ravin has not resumed duty after expiry of sanctioned leave and continues to remain 
unauthorized absent from duty for a continuous period exceeding five years w .e .f. 24 . 12 .1998 . 

5 . Now , therefore, in exercise of powers conferred under DoPT G .S . R . 261( E ) dated 29 .3 .2012 read 
with Rule 12 (2 ) of CCS (Leave) Rules, 1972 , the President of India is pleased to treat continuous absence of 
Shri P .N .N . Ravin as deemed resignation from service with effect from 24 . 12 . 1998 . 

6 . Shri P .N .N . Ravin shall not be entitled for any retirement benefits. 


T . S . MAPWAL , Under Secy . 


[ भाग I - खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 6 मार्च, 2017 


सं . 02/ 2017 


दिल्ली द्वारा दिनांक 


फा . सं . प्रशासन/ त्यागपत्र/ 10/ 2/ 2007/ 01 आ . नि . (प.)/ 20612. — प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त , दिल्ली के अधीन 
पदस्थापित श्री कुलविन्दर सिंह , उप -निदेशक ( पद्धति ) दिनांक 30. 06. 1997 से ड्यूटी से अनुपिस्थत हैं और उन्होंने अपना 
कार्यभार ग्रहण करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया है और दिनांक 30.06. 1997 से आज तक लगातार अनाधिकृत रूप 
से अनुपस्थित हैं । 

2. केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 12 ( 2) के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग 
की दिनांक 29 . 03 . 2012 की अधिसूचना, सा . का .नि . 261 (अ ) की शर्तों के अनुसार जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई 
सरकारी कर्मचारी जो विदेश में सेवा के अन्यथा , छुट्टी के साथ अथवा छुट्टी के बिना, लगातार पांच वर्ष की अवधि से अधिक के 
लिए ड्यूटी ( सेवा ) से अनुपस्थित रहता है, तो उसका सरकारी सेवा से त्यागपत्र समझा जाएगा , बशर्ते उप -नियम ( 2 ) के 
प्रावधानों को लागू करने से पहले उस सरकारी कर्मचारी को ऐसी अनुपस्थिति के लिए कारणों को स्पष्ट करने के उचित अवसर 
दिया गया हो । 
3. श्री कुलविन्दर सिंह , के मामले में , विभाग के पास उपलबध पते ( पतों ) पर आयकर निदेशालय ( पद्धति ). नई 

क 31.05. 2012 के पत्र फाइल संख्या प्रशासन /त्यागपत्र / 10/02/ 2007/ 01 आ . नि ( प.)/ 3950 के एतदद्वारा 
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में , दिनांक 15. 06. 2012 को पत्र हुआ , 
जिसमें उन्होंने दिनांक शून्य के पत्र द्वारा त्यागपत्र के संबंध में कार्यवाही करने का अनुरोध किया जो कि दिनांक 09.04.2007 
को प्राप्त हुआ , जिसे अनाधिकृत अनुपस्थिति के लगातार पांच वर्षों की अधिक की अवधि के बाद दाखिल किया गया था । इस 
मामले में ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिए नोटिस और केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) नियमावली , 1972 के 
नियम 12 के उपनियम ( 2 ) के प्रावधानों को आरम्भ करने और दिनांक 28 . 12. 2016 को समाचार पत्रों अर्थात टाइम्स ऑफ 
इन्डिया ( अंग्रेजी ), हिन्दुस्तान टाईम्स ( अंग्रेजी ), नवभारत टाईम्स (हिन्दी ) और दैनिक भास्कर (हिन्दी ), में भी प्रकाशित किया 
गया था जिसमें उनके लम्बे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारणों को स्पष्ट करने के अवसर प्रदान किए गए थे 
और केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 12 के उपनियम 2 के अधीन दिनांक 30 .06. 1997 से क्यों न 
उनके अनुपस्थित रहने को त्यागपत्र समझा जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । फिर भी , श्री कुलविन्दर 
सिंह , उप -निदेशक ( पद्धति ), दिल्ली से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ । 

___ 4. श्री कुलविन्दर सिंह दिनांक 30 . 06. 1997 से ड्यूटी से अनुपस्थित हैं और उन्होंने ड्यूटी के लिए स्वयं को प्रस्तुत 
नहीं किया और दिनांक 24.12.1998 से आज तक अनाधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित हैं । 

5. इसलिए, केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) नियमावली, 1972 के नियम 12(2) के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण 
विभाग के दिनांक 20.02. 2012 के सा . का .नि . 261 (अ ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति 
संतुष्ट हैं कि श्री कुलविन्दर सिंह को लगातार अनुपस्थित रहने पर दिनांक 24.12. 1998 से उनका त्याग- पत्र माना जाएगा । 

6. श्री कुलविन्दर सिंह सेवानिवृत्ति सम्बधी कोई लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे । 


टी . एस . मपवाल, अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 6th March , 2017 

No. 02/ 2017 
F . No. ADMN /RESIGNATION /10 / 2 /2007 /01 -DIT (S )/20612 . Shri Kulvinder Singh , Deputy 
Director (Systems) working under Pr. CCIT , Delhi has been absent from duty from 30 . 06 . 1997 onwards and 
he has not reported for duty and continues to remain unauthorized absent from 30 . 06 .1997 to till date . 

PT s Notification G. S. R. 261 ( E) dated 29 . 3. 2012 read with Rule 12( 2 ) of CCS 
( Leave ) Rules, 1972 which states that a Government servant who remains absent from duty for a continuous 
period exceeding five years other than on foreign service, with or without leave , shall be deemed to have 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 2 ] 


resigned from the Govt. service provided that a reasonable opportunity to explain the reasons for such absence 
be given to that Govt. servant before provisions of sub -rule ( 2 ) are invoked . 

___ 3. In the case of Shri Kulvinder Singh, a show cause notice was issued vide letter F. No . 
Admn/Resignation / 10 / 02 /2007 /01/DIT (S )/ 3950 dated 31.05 . 2012 by the Directorate of Income Tax 
(Systems), New Delhi at the address ( es ) available with the Department. In response to the said show cause 
notice , a letter was received on 15 .06 .2012 , wherein he requested to process his resignation letter dated Nil 
received on 09.04. 2007 , which was submitted after a period of more than 5 years of continuous unauthorised 
absence . In this case, notice for invoking provisions of sub - rule ( 2 ) of Rule 12 of CCS (Leave ) Rules, 1972 
was also published in leading News Paper i.e . Times of India (English ), Hindustan Times (English ), 
Navbharat Times (Hindi) and Danik Bhaskar (Hindi) on 28 . 12 .2016 , whereby an opportunity was given to 
him to explain the reasons for his prolonged unauthorised absence and show cause why his absence with effect 
from 30 . 06 . 1997 should not be treated as Deemed Resignation under sub - rule 2 of Rule 12 of CCS (Leave ) 
Rules, 1972 . However, no reply has been received from Shri Kulvinder Singh , Deputy Director (Systems), 
Delhi . 


4 . Shri Kulvinder Singh has been absent from duty from 30 .06 . 1997 onwards and he has not 
reported for duty and continues to remain unauthorized absent from 30 .06 . 1997 to till date. 

5 . Now , therefore , in exercise of powers conferred under DoPT G . S. R . 261 (E ) dated 29 .3 . 2012 read 
with Rule 12 (2 ) of CCS (Leave ) Rules, 1972 , the President of India is pleased to treat continuous absence of 
Shri Kulvinder Singh as deemed resignation from service with effect from 30 . 06 . 1997 . 
6 . Shri Kulvinder Singh shall not be entitled for any retirement benefits . 

T . S . MAPWAL , Under Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017 


सं . 03/ 2017 


फा . सं . प्रशासन / त्यागपत्र/ 10/ 2/ 2007/01 आ . नि . (प.)/ 20622. — प्रधान आयकर महानिदेशक ( पद्धति ) के अधीन 
पदस्थापित श्री गिरिश प्रसाद, उप -निदेशक (पद्धति ) ने स्वीकृत की गयी छुट्टी के समाप्त हो जाने के बाद अपना कार्यभार 
ग्रहण करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया है और दिनांक 19. 08. 2000 से आज तक लगातार अनाधिकृत रूप से 
अनुपस्थित हैं । 

2. केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी) नियमावली , 1972 के नियम 12 ( 2) के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग 
की दिनांक 29.03. 2012 की अधिसूचना सा . का . नि . 261 ( अ ) की शर्तों के अनुसार जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई 
सरकारी कर्मचारी जो विदेश सेवा के अन्यथा , छुट्टी के साथ अथवा छुट्टी के बिना , लगातार पांच वर्ष की अवधि से अधिक के 
लिए ड्यूटी ( सेवा ) से अनुपस्थित रहता है, तो उसका सरकारी सेवा से त्यागपत्र समझा जाएगा , बशर्ते उप-नियम ( 2) के 
प्रावधानों को लागू करने से पहले उस सरकारी कर्मचारी को ऐसी अनुपस्थिति के लिए कारणों को स्पष्ट करने के उचित अवसर 
दिया गया हो । 

__ 3. श्री गिरिश प्रसाद के मामले में , त्यागपत्र आयकर निदेशालय (पद्धति ) में दिनांक 20.03. 2007 प्राप्त हुआ । 
तदनुसार यह देखा गया कि उक्त त्याग पत्र लगातार अनधिकृत अनुपस्थिति के पांच वर्षों की अधिक अवधि के बाद दाखिल 
किया गया। विभाग के पास उपलब्ध पते पर आयकर निदेशालय (पद्धति ) ने दिनांक 25 . 06 .2009 के पत्र संख्या 1/4/ उप -नि 
देशक जी पी / 90 - आ नि ( प .)- 4301 और दिनांक 31 .05. 2012 के पत्र फाईल संख्या 10 /02/ 2007/ 01 / आ . नि (प .) 3952 के 
एतद्द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं 
हुआ। इसके मामले में ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से रहने के लिए नोटिस और केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) नियमावली , 1972 के 
नियम 12 के उप-नियम ( 2) के प्रावधानों को आरम्भ करने और दिनांक 23. 12.2016 को समाचार पत्रों अर्थात् टाइम्स ऑफ 
इन्डिया ( अंग्रेजी), हिन्दुस्तान टाइम्स ( अंग्रेजी ), और नवभारत टाइम्स (हिन्दी) और दैनिक भास्कर (हिन्दी ) में भी प्रकाशित 
किया गया था जिसमें श्री गिरिश प्रसाद उप -निदेशक (पद्धति ) को उसके लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के 
कारणों को स्पष्ट करने के अवसर प्रदान किए गए थे और केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी) नियमावली , 1972 के नियम 12 के 


[ भाग I - खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


उपनियम 2 के अधीन दिनांक 19.08. 2000 से क्यों न उनके अनुपस्थित रहने को त्यागपत्र समझा जाने के लिए कारण बताओ 
नोटिस जारी किया गया था । तथापि श्री गिरिश प्रसाद उप -निदेशक ( पद्धति ), दिल्ली से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ । 

4. श्री गिरिश प्रसाद ने स्वीकृत की गयी छुट्टी की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ड्यूटी का कार्यभार ग्रहण नहीं 
किया और दिनांक 19. 08. 2000 से अर्थात् पांच वर्षों से अधिक की लगातार अवधि के लिए ड्यूटी से अनधिकृत रूप से 
लगातार अनुपस्थित हैं । 

5. इसलिए, केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी) नियमावली , 1972 के नियम 12(2) के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण 
विभाग के दिनांक 29. 03. 2012 सा . का . नि . 261 ( अ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति संतुष्ट 
हैं कि श्री गिरिश प्रसाद को लगातार अनुपस्थित रहने पर दिनांक 19.08.2000 से उनका त्याग-पत्र माना जाएगा । 

6. श्री गिरिश प्रसाद सेवानिवृत्ति सम्बधी कोई लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे । 


टी . एस . मपवाल , अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 6th March , 2017 


No. 03/ 2017 


F . No. ADMN /RESIGNATION / 10 /2 / 2007 /01- DIT (S )/ 20622 . — Shri Girish Prasad , Deputy Director 
( Systems) working under Pr. DGIT ( Systems) has not resumed duty after expiry of sanctioned leave and 
continues to remain unauthorized absent from 19 . 08 .2000 to till date . 


2 . In terms of DoPT s Notification G . S . R . 261 (E ) dated 29 . 3 .2012 read with Rule 12 (2 ) of CCS 
(Leave ) Rules, 1972 which states that a Government servant who remains absent from duty for a continuous 
period exceeding five years other than on foreign service , with or without leave , shall be deemed to have 
resigned from the Govt. service provided that a reasonable opportunity to explain the reasons for such absence 
be given to that Govt. servant before provisions of sub -rule (2 ) are invoked . 


3 . In the case of Shri Girish Prasad a resignation letter in the Directorate of Income Tax (Systems) 
was received on 20 . 03 . 2007. It may be seen that said resignationletter was submitted after a period of more 
than 5 years of continuous unauthorised absence . Accordingly , show cause notices were issued by the 
Directorate of Income Tax (Systems ), New Delhi vide letters F. No . 1/ 4/ DDGP/ 90 - DIT (S )- 4301 dated 
25 . 06. 2009 & F. No . Admn/ Resignation/ 10 / 02/ 2007 /01/ DIT ( S )/3952 dated 31 . 05 . 2012 at the address( es ) 
available with the Department. In response to the show cause , no reply has been submitted by him . In this case 
notice for unauthorised absence from duty and for invoking provisions of sub - rule (2 ) of Rule 12 of CCS 
(Leave ) Rules, 1972 was also published in leading News Paper i.e. Times of India ( English ), Hindustan Times 
(English ), Navbharat Times (Hindi) and Danik Bhaskar (Hindi) on 23. 12. 2016 , whereby an opportunity was 
given to Shri Girish Prasad , Deputy Director (Systems) to explain the reasons for his prolonged unauthorised 
absence and show cause why his absence with effect from 19 .08 .2000 may not be treated as Deemed 
Resignation under sub -rule 2 of Rule 12 of CCS (Leave ) Rules, 1972. However , no reply has been received 
fromShri Girish Prasad, Deputy Director (Systems ), Delhi. 


4 . Shri Girish Prasad has not resumed duty after expiry of sanctioned leave and continues to remain 
unauthorized absent from duty for a continuous period exceeding five years w .e.f. 19 .08 .2000 . 


5 . Now , therefore , in exercise of powers conferred under DoPT G .S .R . 261( E ) dated 29 .3 .2012 read 
with Rule 12 (2 ) of CCS (Leave) Rules, 1972 , the President of India is pleased to treat continuous absence of 
Shri Girish Prasad as deemed resignation from service with effect from 19 .08 . 2000 . 


6 . Shri Girish Prasad shall not be entitled for any retirement benefits. 


T . S . MAPWAL, Under Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 2 ] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017 


सं . 04/ 2017 


फा . सं . प्रशासन/ त्यागपत्र/ 10/ 2/ 2007/ 01 आ .नि . ( प.)/ 20627. – प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त , मुम्बई के अधीन 
पदस्थापित श्री सावंत दिलीप अनंत , सहायक निदेशक (पद्धति ) ने स्वीकृत की गयी छुट्टी के समाप्त हो जाने के बाद अपना 
कार्यभार ग्रहण करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया है और दिनांक 10.10. 2000 से आज तक लगातार अनाधिकृत रूप से 
अनुपस्थित हैं । 

2. केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) नियमावली , 1972 के नियम 12 ( 2) के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग 
की दिनांक 29.03.2012 की अधिसूचना सा . का .नि . 261 ( अ) की शर्तों में , जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारी 
जो विदेश सेवा के अन्यथा , छुट्टी के साथ अथवा छुट्टी के बिना, लगातार पांच वर्ष की अवधि से अधिक के लिए ड्यूटी (सेवा) से 
अनुपस्थित रहता है, तो उसका सरकारी सेवा से त्यागपत्र समझा जाएगा , बशर्ते उप -नियम ( 2) के प्रावधानों को लागू करने 
से पहले उस सरकारी कर्मचारी को ऐसी अनुपस्थिति के लिए कारणों को स्पष्ट करने के उचित अवसर दिया गया हो । 

3. श्री सावंत दिलीप अनंत के मामले में , दिनांक 05. 12. 2008 का त्यागपत्र जो आयकर आयुक्त (कार्मिक ) मुम्बई 
को सम्बोधित था , मुम्बई कार्यालय में प्राप्त हुआ । यह देखा गया कि उक्त त्यागपत्र अनाधिकृत अनुपस्थिति के लगातार पांच 
वर्षों से अधिक की अवधि के बाद दाखिल किया गया था । तदनुसार विभाग के पास उपलब्ध पते पर आयकर आयुक्त ( सी . ओ. ) 
मुम्बई ने दिनांक 13.09.2012 के पत्र संख्या आयकर आयुक्त ( सी . ओ )/ कारण बताओ नोटिस / 2012- 13 के एतद्वारा 
कारण बताओ नोटिस आयकर आयुक्त ( सी . ओ ) द्वारा जारी किया गया था । उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में , 
01. 10 . 2012 को पत्र प्राप्त हुआ । जिसमें उन्होंने दिनांक 05. 12. 2008 के पत्र द्धारा त्यागपत्र पर कार्यवाही करने का अनुरोध 
किया गया था । जो लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के पांच वर्षों की अधिक की अवधि के बाद दाखिल किया गया श्री 
सावंत दिलीप अनंत, सहायक निदेशक ( 

क (पद्धति ), मुम्बई के मामले , में ड्यूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिए 
नोटिस और केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी) नियमावली , 1972 के नियम 12 के उपनियम ( 2) के प्रावधानों को आरम्भ करने और 
दिनांक 10 .01. 2017 को समाचार पत्रों अर्थात् टाइम्स ऑफ इन्डिया ( अंग्रेजी ), लोकसत्ता (मराठी), और नवभारत (हिन्दी ) में 
भी प्रकाशित किया गया था जिसमें श्री सावंत दिलीप अनंत सहायक निदेशक (पद्धति ), को उसके लम्बे समय से अनधिकृत रूप 
से अनुपस्थित रहने के कारणों को स्पष्ट करने के अवसर प्रदान किए गए थे और केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी) नियमावली , 
1972 के नियम 12 के उपनियम 2 के अधीन दिनांक 10 . 10. 2000 से क्यों न उनके अनुपस्थित रहने को त्यागपत्र समझा 
जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । फिर भी , तथापि श्री सावंत दिलीप अनंत , सहायक निदेशक 
( पद्धति ), मुम्बई से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। 

____ 4श्री सावंत दिलीप अनंत , सहायक निदेशक (पद्धति ) ने स्वीकृत की गयी छुट्टी की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ड्यूटी 
का कार्यभार ग्रहण नहीं किया और दिनांक 10. 10. 2000 से अर्थात् पांच वर्षों से अधिक की लगातार अवधि के लिए ड्यूटी से 
अनधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित हैं । 

___ 5. इसलिए, केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) नियमावली, 1972 के नियम 12(2 ) के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण 
विभाग के दिनांक 29.3.2012 के सा . का . नि . 261 (अ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति संतुष्ट 
हैं कि श्री सावंत दिलीप अनंत को लगातार अनुपस्थित रहने पर दिनांक 10. 10 . 2000 से उनका त्यागपत्र माना जाएगा । 
6. श्री सावंत दिलीप अनंत सेवानिवृत्ति सम्बधी कोई लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे । 

टी. एस . मपवाल , अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 6th March, 2017 

No . 04/ 2017 
F . No. ADMN /RESIGNATION / 10 /2 /2007 /01-DIT (S )/20627 . — Shri Sawant Dileep Anant, Assistant 
Director (Systems) working under Pr. CCIT , Mumbai has not resumed duty after expiry of sanctioned leave 
and continues to remain unauthorized absent from 10 . 10 .2000 to till date . 


[ TT 1 - que 2 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . In terms of DoPT s Notification G .S . R . 261( E ) dated 29 .3 .2012 read with Rule 12 (2 ) of CCS 
( Leave ) Rules, 1972 which states that a Government servant who remains absent from duty for a continuous 
period exceeding five years other than on foreign service , with or without leave , shall be deemed to have 
resigned from the Govt. service provided that a reasonable opportunity to explain the reasons for such absence 
be given to that Govt. servant before provisions of sub - rule ( 2) are invoked . 

3 . In the case of Sawant Dileep Anant, a resignation letter dated 05 . 12 .2008 addressed to 
commissioner of Income Tax (Personnel) , Mumbai was received in Mumbai office. It may be seen that said 
resignation letter was submitted after a period of more than 5 years of continuous unauthorised absence . 
Accordingly , a show cause notice was issued by Commissioner of Income Tax (CO ), Mumbai vide letter 
No. CIT (CO )/Show Cause/ 2012 - 13 dated 13. 09 .2012 at the address (es) available with the Department. In 
response to the show cause , a letter has been received on 01. 10 .2012 , wherein he has requested to process his 
resignation letter dated 05 . 12 . 2008 , which was submitted after a period of more than 5 years of continuous 
un -authorized absence . Notice for unauthorized absence from duty and for invoking provisions of sub -rule (2 ) 
of Rule 12 of CCS (Leave ) Rules, 1972 in the case of Shri Sawant Dileep Anant, Assistant Director (Systems), 
Mumbai was also published in leading News Paper i.e. Times of India ( English ), Loksatta (Marathi) and 
Navbharat (Hindi) on 10 .01. 2017 , whereby an opportunity was given to Shri Sawant Dileep Anant, Assistant 
Director (Systems) to explain the reasons for his prolonged unauthorized absence and show cause why his 
absence with effect from 10 . 10 .2000 may not be treated as Deemed Resignation under sub -rule 2 of Rule 12 
of CCS (Leave ) Rules, 1972 . However, no reply has been received from Shri Sawant Dileep Anant, Assistant 
Director (Systems), Mumbai. 

4 . Shri Sawant Dileep Anant has not resumed duty after expiry of sanctioned leave and continues to 
remain unauthorized absent from duty for a continuous period exceeding five years w .e.f. 10 .10 .2000 . 

5 . Now , therefore, in exercise of powers conferred under DoPT G . S .R . 261(E ) dated 29 .3 . 2012 read 
with Rule 12 ( 2) of CCS (Leave ) Rules , 1972 , the President of India is pleased to treat continuous absence of 
Shri P .N . N . Ravin as deemed resignation from service with effect from 10 . 10 .2000 . 
6 . Shri Sawant Dileep Anant shall not be entitled for any retirement benefits . 

T . S . MAPWAL , Under Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 

SARVESH KUMAR Digitally signed by SARVESH 
SRIVASTAVA 


KUMAR SRIVASTAVA 
Date: 2017 .03.09 21:54:02 + 05 30 


